रजिस्ट्री सं० डी . एल -33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


त्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II Section 3– Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बहस्पतिवार , फरवरी 20 , 2003 / फाल्गुन 1, 1924 
NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 20 , 2003 / PHALGUNA 1, 1924 


- 


सं . 79 ] 
No . 791 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 फरवरी, 2003 
सा . का .नि . 114( अ ). - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 

" सं . आ . 192 


अनुसूचित क्षेत्र ( छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 


• . . 


राष्ट्रपति, संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 6 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 
राज्य) आदेश , 1977 को , जहां तक उसका संबंध उन क्षेत्रों से है जो अब छत्तीसगढ़, 
झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में समाविष्ट हैं, विखंडित करते हैं और संबद्ध राज्यों के 
राज्यपालों के परामर्श से निम्नलिखित आदेश करते हैं , अर्थात् :-- 


1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र ( छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य 
प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 है । 


(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा । 
2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र छत्तीसगढ़ , झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों के भीतर अनुसूचित 
क्षेत्रों के रूप में पुनः परिभाषित किए जाते हैं :-- 


499 


G / 2003 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

छत्तीसगढ़ 


[ PART II _ SEc. 30 


1 . 


सरगुजा जिला 


कोरिया जिला 


बस्तर जिला 


दांतेवाड़ा जिला 


कांकेर जिला 
बिलासपुर जिले में मारवाही, गोरिल्ला - 1, गोरिल्ला - 2 आदिवासी विकास खंड 
और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल 


कोरबा जिला 


जशपुर जिला 


रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति 


विकास खंड 


10. 


दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड 


राजनंदगांव जिले में चौकी , मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड 


12 . 


रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड 


धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खंड 


झारखंड 


रांची जिले में बुडमु , मांडर चानहो , बेरो, लापुंग , रातू, नामकुम , कांके, ओरमांझी, 
अनगाड़ा सिल्ली, सोनाहातु , तमाड़, बुंडू, अड़की, खूटी, मूरहू, कर्रा, तोरपा और 
रनिया खंड 


लोहरदगा जिले में किसको, कूरू, लोहरदगा , भांदरा और सेनहा खंड 


गुमला जिले में बिशनपुर, घाघरा, चैनपुर, डुमरी, रायडीह, गुमला , सिसई , भरनो , 
कामडरा, बसिया और पालकोट खंड 


[ भामा - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सिमडेगा जिले में सिमडेगा , कोलेबीरा, बानो , जलडेगा, ठेठेटांगर, कुरडेग और 
बोलबा खंड 


लातेहार जिले में बरवाडीह , मनिका, बालूमठ, चंदवा, लतेहार, गारू और महुआदारन 
खंड 


8. 


गढ़वा जिले में भांडरिया खंड 
पश्चिमी - सिंहभूम जिले में बंदगावं, चक्रधरपुर, सोनुआ, गोयलकेरा, मनोहरपुर , 
नोआमुंडी, जगन्नाथपुर, मांघगांव, कुमारडुंगी , मंझारी, तंतनगर, झिकपानी, टोंटो, 
खुतपानी और चाईबासा खंड 
सरायकेला - खरसावन जिले में गोविंदपुर (राजनगर) आदित्यपुर (घमडिया ) 
सरायकेला, खरसावन, कुचई , चांदिल , ईचागढ़ और निमडीह खंड 
पूर्वी - सिंहभूम जिले में गोलमुरी - जुगसलाई, पटमादा, पोटका , डुमरिया , मुसबनी, 
घाटसिला, धलभूमगढ़ , चाकुलिया और बहरागोरा खंड 
दुमका जिले में सरियाहाट , जरमुंदी, जामा , रामगढ़, गोपीकंदर, कठिकुंड, दुमका, 
सिंकरीपारा, रानेश्वर और मसलिया खंड 


जमतारा जिले में कुंधित , नाला, जमतारा और नारायणपुर खंड 


साहेबगंज जिले में साहेबगंज, बोरियो , तलझरी, राजमहल, बरहरवा, पथना और 


बरहेत खंड 


पाकुर जिले में लिट्टीपारा , अमरापारा, हिरनपुर पाकुर , महेशपुर और पाकुरिया खंड 


14. 


गोड्डा जिले में बोरिजोर और सुंदरपहाड़ी खंड | 


मध्य प्रदेश 


झाबुआ जिला 


मण्डला जिला 


दिंदौरी जिला 


बरवानी जिला 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY ___ _ PARTI - SEc.3(1 ]] 
धार जिले में सरदारपुर, धार , कुक्षी, धरमपुरी, गंधवानी और मनावर तहसील 


खरगोन (पश्चिमी निमाड़ ) जिले में भगवानपुरा, सेगांव , भीकनगांव, झिरनिया , 
खरगोन और महेश्वर तहसील 


7 . 


खंडवा (पूर्वी निमाड़) जिले में हरसूद तहसील का खलवा जनजाति विकास खंड 
और खाकर तहसील का खांकर जनजाति विकास खंड 


रतलाम जिले में सैलाना और बाजना तहसील 


बैतूल जिले में बैतूल तहसील ( बैतूल विकास खंड को छोड़कर) और भैंसदेही और 
शाहपुर तहसील 


10. 


सेवनी जिले में लखनादौन , घनसौर और कुरई तहसील 


बालाघाट जिले में बैहर तहसील 


होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड 


शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर , जैथारी, कोतमा , जैतपुर सोहागपुर और 
जयसिंहनगर तहसील 


उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड 


सीदी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड 


16 . 


शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास खंड 


तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं0 10 से 12 और 16 से 19 तक , 
पटवारी सर्किल संख्या 09 में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव , परसिया तहसील 
में पटवारी सर्किल खंड 13 के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा 
तहसील में पटवारी सर्किल सं0 25 का बमहानी गांव | हरई जनजाति विकास खंड 
और अमरवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 से 36, 41 , 43, 44 और 
45बी तक । 


बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सकिल सं0 05 , 08 , 09, 10 , 11 

और 14, पटवारी सर्किल सं0 01 से 11 और 13 से 26 और पटवारी सर्किल सं0 
12 (ग्राम भूली को छोड़करें, पटवारी सर्किल सं0 27 का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा 
जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं0 28 के नीलकंठ और ध्वादिखापा 


गांव । 


॥ 


1 


॥ 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
3. 

पूर्ववर्ती पैरा में किसी राज्य क्षेत्रीय प्रभाग के प्रति किसी निर्देश का, चाहे वह किसी 
नाम से उपदर्शित हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस नाम के राज्य क्षेत्रीय 
प्रभाग के प्रतिनिर्देश है, जो वह इस आदेश के प्रारंभ के समय विद्यमान है । 


ए. पी . जे. अब्दुल कलाम, 

राष्ट्रपति । " 


[ फा . सं०19 ( 5 )/ 2002 - वि. 1 ] 

सुभाष सी. जैन , सचिव 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th February , 2003 
G. S. R. 114( E). - The following Order made by thePresident is published for general information : -- 

“ C. 0 . 192 


THE SCHEDULED AREAS (STATES OF CHHATTISGARH , 
JHARKHAND AND MADHYA PRADESH ) ORDER , 2003 

In exercise of the powers conferred by sub - paragraph (2 ) of paragraph 6 of the Fifth 
Schedule to the Constitution of India , the President hereby rescinds the Scheduled Areas 
( States of Bihar , Gujarat . Madhya Pradesh and Orissa ) Order, 1977 in so far as it relates to the 
areas now comprised in the States of Chhattisgarh , Jharkhand and Madhya Pradesh and in 
consultation with the Governors of the States concerned , is pleased to make the following 
Order, namely : 

1. (1) This Order may be called the Scheduled Areas ( States of Chhattisgarh , Jharkhand 
and Madhya Pradesh ) Order, 2003 . 

( 2) It shall come into force at once . 

2 . The areas specified below are hereby redefined to be the Scheduled Areas within 
the States of Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh: - - 

CHHATTISGARH 


1. Surguja district 
2. Koria district 
3 . Bastar district 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II— Sec . 3 (1)] 


4 . Dantewara district 
5 . Kanker district 
6 . Marwahi, Gorella - 1, Gorella - 2 Tribal Development Blocks and Kota Revenue 

Inspector Circle in Bilaspur district 
7 . Korba district 
8 . Jashpur district 
9 . Dharmjaigarh , Gharghoda, Tamnar, Lailunga and Kharsia Tribal Development 

Blocks in Raigarh district 
10 . Dondi Tribal Development Block in Durg district 
11. Chauki, Manpur and Mohla Tribal Development Blocks in Rajnandgaon district 
12. Gariaband , Mainpur and Chhura Tribal Development Blocks in Raipur district 
13. Nagri ( Sihawa) Tribal Development Block in Dhamtari district. 

JHARKHAND 
1. Buimu,Mandar, Chanho , Bero ,Lapung , Ratu , Narnkom , Kanke, Ormanjhi,Angara , 

Silli , Sonahatu , Tamar, Bundu , Arki, Khunti ,Murhu , Karra , Torpa and Rania blocks 

in Ranchi district 
2 . Kisko , Kuru , Lohardaga, Bhandra and Senha blocks in Lohardaga district 
3 . Bishunpur,Ghagra , Chainpur, Dumri, Raidih ,Gumla , Sisai , Bharno , Kamdara , Basia 

and Palkot blocks in Gumla district 
4 . Simdega, Kolebira , Bano, Jaldega, Thethajtangar, Kurdeg and Bolba blocks in 

Simdega district 
5 . Barwadih , Manika , Balujnath , Chandwa, Latehar , Garu and Mahuadarn blocks in 

Latehar district 
6 . Bhandaria block in Garhwa district 
7 . Bandgaon , Chakradharpur, Sonua , Goelkera ,Manoharpur, Noamundi, 

Jagannathpur,Manghgaon , Kumardungi, Manjhari , Tantnagar, Jhickpani, Tonto , 

Khutpani and Chaibasa blocks in West-Singhbhum districte 
8 . Govindpur (Rajnagar), Adityapur (Gamhariya ), Saraikela , Kharsawan , Kuchai, 

Chandil , Ichagarh and Nimdih blocks in Saraikela -Kharsawan district 
9. Golmuri- Jugsalai, Patinada, Potka, Dumaria ,Musabani, Ghatsila , Dhalbhumgarh, 

Chakulia and Bahragora blocks in East - Singhbhum district 
10 . Saraiyahat , Jarmundi, Jaina , Ramgarh , Gopikandar, Kathikund , Dumka, 

Sikaripara , Raneshwar and Masalia blocks in Dumka district 
11. Kundhit ,Nala , Jamtara and Narainpur blocks in Jam tara district 
12 . Sahebganj, Borio , Taljhari, Rajmahal, Barbarwa, Pathna and Barhet blocks in 

Sahebganj districi 
13 . Littipara , Amrapara , Kiranpur, Pakur, Maheshpur and Pakuria blocks in Pakur 

district 
14 . Boarijore and Sunderpahari blocks in Godda district. 

MADHYA PRADESH 


1 . Jhabua district 
2 . Mandla district : 
3 . Dindori district 
4 . Barwani district 
5 . Sardarpur, Dhar, Kukshi, Dharampuri, Gandhwani and Manawar tahsils in Dhar 

district 


( II - U 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . Bhagwanpura , Segaon , Bhikangaon , Jhirniya , Khargone and Meheshwar tahsils 

in Khargone (West Nimar) district 
7 . Khalwa Tribal Development Block of Harsud tahsil and Khaknar Tribal Development 

Block of Khaknar tahsil in Khandwa (East Nimar ) district 
8 . Sailana and Bajna tahsils in Ratlam district 
9 . Betul tahsil (excluding Betul Development Block ) and Bhainsdehi and Shahpur 

tahsils in Betul district 
10 . Lakhanadone , Ghansaur and Kurai tahsils in Seoni district 
11. Baihar tahsil in Balaghat district 
12 . Kesla Tribal Development Block of Itarsi tahsil in Hoshangabad districtor 
13. Pushparajgarh , Anuppur, Jajthari, Kotma, Jaitpur, Sohagpur and Jaisinghnagar tahsils 

of Shahdol district 
14. Pali Tribal Development Block in Pali tahsil of Umaria district 
15 . Kusmi Tribal Development Block in Kusmi tahsil of Sidhi district 
16 . Karahal Tribal Development Block in Karahal tahsil of Sheopur district 
17. Tamia and Jamaitahsils , patwari circle Nos. 10 to 12 and 16 to 19 , villages Siregaon 

Khurd and Kirwari in patwari circle No. 09 , villages Mainawari and Gaulie Parasia 
ofpatwari circle No. 13 in Parasia tahsil , village Bamhaniof patwari circle No. 25 in 
Chhindwara tahsil, Harai Tribal Development Block and patwari circle Nos. 28 to 
36 , 41, 43 , 44 and 45B in Amarwara tahsil 
Bichhua tahsil and patwari circle Nos. 05 , 08 , 09 , 10 , 11 and 14 in Saunsar tahsi), 
Patwari circle Nos. 01 to 11 and 13 10 26 , and patwari circle No. 12 (excluding 
village Bhuli), village Nandpur of patwari circle No. 27 , villages Nilkanth and 
Dhawdikhapa of patwari circle No. 28 in Pandurna tahsil of Chhindwara district . 

3 . Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever 
name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as 
existing at the commencement of this Ordero 


A . P. J. ABDUL KALAM , 

President.” 


[F No. 19 (5)/2002-L . 1.] 
SUBHASH C . JAIN , Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


